निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 816 ) पटना , वृहस्पतिवार , 7 सितम्बर 2017 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

4 सितम्बर 2017 
सं0 9 / प्रो0 - 02 - 01 / 2014 - 11431 - सा0प्र0 — सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार 
सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नांकित आप्त सचिवों को बैण्ड वेतन 9300 - 34800 / - रू0 + ग्रेड वेतन 4800 / - रू0 
( अपुनरीक्षित ) अधिसूचना निर्गत की तिथि से बैण्ड वेतन 15600 - 39100 / - रू0 + ग्रेड वेतन 6600 / - रू0 ( अपुनरीक्षित ) 
में प्रधान आप्त सचिव के पद पर औपबंधिक प्रोन्नति दी जाती है । 

2. उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तम्भ - 5 में अंकित विभाग / कार्यालय में प्रधान आप्त 
सचिव के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है: 
| क्र0 मूल कोटि की 

नाम वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन का 
वरीयता क्रमांक 

विभाग / कार्यालय 
2 
श्री चन्देश्वर प्रसाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग , 

वित्त विभाग 

पटना 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 

नं0 - 1 
| श्री प्रकाश कुमार सिंह | योजना एवं विकास विभाग । बिहार, राज्य सूचना आयोग , 

पटना 
303 श्री अजय कुमार सिंह पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार राज्य सूचना आयोग , 

पटना 
360 श्री उमेश प्रसाद जल संसाधन विभाग 

निगरानी विभाग 
312 श्री अमरेन्द्र कुमार वर्मा सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग (अपर 

विभागीय जाँच आयुक्त ) 
313 श्री दिलीप कुमार सिंह आपदा प्रबंधन विभाग 

आपदा प्रबंधन विभाग 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 सितम्बर 2017 


नाम 


मल कोटि की 
वरीयता क्रमांक 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन का 
विभाग / कार्यालय 


2 


324 


10 


11 


314 श्री आजम जाफरी सामान्य प्रशासन विभाग 

सामान्य प्रशासन विभाग 
____ श्री भोला लाल 

राज्य निर्वाचन आयोग बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 
325 श्रीमती उषा श्रीवास्तव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग - सूचना एवं जन संपर्क विभाग 
327 श्रीमती कांति कुमारी पर्यावरण एवं वन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग ( अपर 

विभागीय जाँच आयुक्त ) 
3. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से देय होगा । 
4 . यह अधिसूचना विभागीय परिपत्र संख्या - 4800 दिनांक 01.04.2016 की कंडिका - 11 (iv ) में निहित शर्तों के अधीन 
होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन एस०एल०पी० ( सी० ) संख्या - 29770 / 2015, बिहार सरकार बनाम 
सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कन्हैया लाल साह, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 816+571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


